शासन 


इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


सत्यमेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 51 ] 


भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 - अग्रहायण 27 , शक 1942 


भाग २ 
स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश 


मंदसौर, दिनांक 10 दिसम्बर 2020 


क्र . 7407 - पंचायत सेल -निर्वाचन - 2020.- मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र 
क्रमांक - एफ - 16 -- एस -2019 - बाईस --4-2, दिनांक 22 जून 2019 में दिये गये निर्देश अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज 
अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994 ) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन परिसीमन की कार्यवाही अनुसार मध्यप्रदेश शासन , 
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक - एफ - 1-10-85 - बाईस - 4-01, दिनांक 23 फरवरी 2019 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
को प्रयोग में लाते हुए, मैं , मनोज पुष्प, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 
120 (1 ) के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला मंदसौर अंतर्गत नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (04 ) में वर्णित ग्राम पंचायत के स्तम्भ (05 ) 
के सम्मिलित ग्राम को मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 183 , भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2016 , 
अधिसूचना क्रमांक 104 , भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2016 , अधिसूचना क्रमांक 559 , भोपाल , दिनांक 04 अक्टूबर 2018 के अनुसार नगरीय 
क्षेत्र में विनिर्दिष्ट करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों की विघटित कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया 
जाता है : 

सारणी 


क्र . 


जिला 


तहसील 


ग्राम पंचायत का नाम 


नगरीय निकाय में सम्मिलित क्षेत्र अब ग्रामीण 
क्षेत्र का भाग नहीं रहा 

(5) 


( 1 ) 


( 2) 


( 3) 


( 4) 


1 


मंदसौर 


भानपुरा 


भैंसोदा 


भैंसोदा 


मनोज पुष्प, कलेक्टर. 


449 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2020. 


